PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 12, 1983 ( CHTR. 22, 1905 SAKA) 


831 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 4 मार्च, 1983 


क्रमांक 178 -ज ( II ) -83/7769 ; - श्री वनवारी लाल शर्मा, पुत्र श्री भाग चन्द, गांव खान्डा, तहसील व जिला जीन्द , की 
दिनांक 15 नवम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) 
के अधीन प्रदान को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बनवारी लाल शर्मा को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक को जागोर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 79-ज -([I) -11/29764 , दिनांक 28 सितम्बर , 1971 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789- ज- I 
79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वार। मन्जूर की गई थी , अव उसकी विधवा श्रीमती कमला देवी के नाम खरीफ 1983 से 
300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

दिनांक 8 मार्च, 1983 
क्रमांक 181 - ज-(II ).83/ 8165.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि हरियाणा राज्य में 
अपनाया . गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के प्रनु र सौपे गये अधिकारों ! 
प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री मुगली राम , पुत्र श्री नान्हा. राम , गांव नान्धा, तहगो न दादरी , शि : भिवानी , को 
रबी, 1973 से खशेफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी , 1930 से 300 रुपये वार्षिक कीमत को युद्ध जागीर 
सनदं में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्प प्रदान करते हैं । 

दिनांक 15 मार्च, 1983 


क्रमांक , 69 -ज (I) -83/8975.-- श्री देवी सिंह, पुत्र श्री श्री चन्द , गांव निजामपुर , तहसील व जिला सोनीपत , 
की दिनांक 8 जनवरी, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2( ए ) (1 ए) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवी सिंह को मुब्लिग 150 
रुपए दार्षिक की जागीर ज़ों उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1021 - ज- I- 78/ 19443 , दिनांक 12 जुलाई 1978, 
द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती जहरों देवी के नाम खरीफ़, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

दिनांक 17 मार्च, 1983 
क्रमांक 231 - ज( I) -83/9350.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपत्ताया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भाग सिंह , पुत्र श्री काला सिंह, गांव भाखला , तहसील पेहवा , जिला कुरक्षेत्र , 
1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत को युद्ध जागीर सनद में दी 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


को रबी , 


-- 


क्रमांक 199 - ज ( I) -83/9354.-- श्री चनी लाल , पुत्र श्री काहन चन्द , 635 आर . ए ., बाजार , अम्बाला छावनी, 
तहसील व जिला अम्बाला, की दिनांक 11 मार्च, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी 
पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा किं उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तकं संशोधन 
किया गया है) की धारा 4 एवं 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चुनी 
लाल को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4556 -र- III - 68/ 2840, 
दिनांक :7 अक्तूबर, 1968, अधिसूचना क्रमांक 5041- पार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा श्रमांक 1789 
ज ( I) -79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्ज़र की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती बजीर बी क नाम 
खरीफ , 1982 से 300 रपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

टी . आर. तुली , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


